PART I ] 


HARYANA GOVT. GAZ., MAR. 4, 2008 (PHGN. 14, 1929 SAKA) 


313 


सिंचाई विभाग 


दिनांक 22 फरवरी , 2008 


संख्या 1913/78- W/ Sirsa.- क्योंकि , हरियाणा के राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है कि नीचे विनिर्दिष्ट भूमि , सरकार द्वारा, सरकारी 
खर्च पर, सार्वजनिक प्रयोगार्थ भागसर माईनर की बुर्जी नं00-13125 अन्तिम छोर तक जो कि घग्गर-बनी -सदेवा -ममड़खेड़ा जोड़ नहर की बुर्जी 
नं 0 49800- दायें तरफ से गांव खारियां, बुखाराखेड़ा, तहसील रानियां व जिला सिरसा व गांव भागसर, तहसील व जिला सिरसा में से निकाली 
जानी है, के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है । इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचे विनिर्दिष्ट में वर्णित भूमि उक्त 
परियोजना के लिए तुरन्त अपेक्षित है । जिसके लिए अधिसूचना धारा 4 के अन्तर्गत जारी कर दी गई है और हरियाणा सरकार सिंचाई विभाग के 
अधिसूचना नं 0 16842/78- डब्ल्यू/सिरसा, दिनांक 12 दिसम्बर , 2007 द्वारा प्रकाशित की गई है तथा हरियाणा सरकार के गजट दिनांक 
12 दिसम्बर , 2007 में प्रकाशित की गई है । यह घोषणा की जाती है कि विनिर्दिष्ट में वर्णित भूमि उक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 


यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के साथ पढ़ते हुए धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के 
लिए की जाती है जिसका इससे सम्बन्ध है । 


भूमि के नक्शे का निरीक्षण जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अधिग्रहण कलैक्टर, सिरसा तथा कार्यकारी अभियन्ता, सिरसा जल सेवाएं 
मण्डल , सिरसा के कार्यालय में किया जा सकता है । 


विशिष्टियां 


तहसील 


क्षेत्रफल 


दिशा 


मुरब्बा/ 

/किला नं ० 


क्रम जिला 
संख्या 


परिक्षेत्र/ 
गांव 


हदबस्त 
नं ० 


एकड़ में 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


भूमि का टुकड़ा लम्बा तथा 
असामान्य रूप से पूर्व से 
पश्चिम की ओर जैसा कि 
इन्डैक्स प्लान में दिखाया गया 
है । निम्नलिखित आयत / 
फील्ड नं ० से गुजरती है : 


1 . 


सिरसा 


रानियां 


खारियां 


216 


0.27 


134 


21, 22 


2. सिरसा 


रानियां 


बुखाराखेड़ा 


218 


4.68 


25 


24/1 , 23, 17/2, 14/1 , 
7,4 


53 


23, 24/1 , 24/2, 25 


52 


21, 20, 11, 10 , 2/1 


20 


24, 16/2, 17, 15/1 , 
14, 6/ 2,7,5 


25 , 16 , 15 


41 


19 , 


12 , 9 , 


22/1 , 
3/1 , 2 


12 


11/1 , 10/2 , 1/1 


36 


23/1, 18/2, 13, 8 , 3 


5 


21 , 20 , 11 , 10 


- 


. 


314 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAR . 4 , 2008 (PHGN . 14 , 1929 SAKA) 


( PART I 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


3. AEH 


सिरसा 


भागसर 


220 


2.67 


134 


10 , 9/2 , 2/1, 1 


115 


22/1 , 19/2 , 12/1 , 9/2 , 
2/1 , 20 , 21 


110 


22 , 19 , 12 , 9 , 2 


91 


22, 18/2 , 19, 13/1 , 12 , 
8/2 , 9/1 , 3/1 


86 


23/1 , 18/2 , 13/1, 8 , 3 


65 


23 , 18 , 13, 8 , 3 


कुल UNT = 0.27 + 4.68 + 2.67 = 7.62 og 


आदेशानुसार राज्यपाल हरियाणा । 


HO STO TIET, 

अधीक्षक अभियन्ता, 
भाखड़ा जल सेवाएं परिमण्डल, सिरसा । 


IRRIGATION DEPARTMENT 


The 22nd February , 2008 


No. 1913 /78 - W /Sirsa .--- Whereas, it appears to the Governor of Haryana, that land described in the 
specification below is needed by the Government, at the public expense, for a public purpose , namely, for 
constructing Bhagsar Minor from RD - 013125 - Tail off-taking at R.D. 49800 -R of Ghaggar -Bani- Sadewa-MMK 
Link Channel in village Kharian and Bukharakhera , Tehsil Rania, District Sirsa and Village Bhagsar, Tehsil & 
Distt. Sirsa , for which a notification has been issued under Section 4 and published vide Haryana Government 
Irrigation Department notification No. 16842 /78 - W /Sirsa, dated 12th December, 2007 published in Haryana 
Government Gazette, dated 12th December, 2007. It is hereby declared that the land described in the specification 
below is required for the above purpose . 

This declaration is made under the provision of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 , for information 
of all to whom it may concern . 

Plan of land may be inspected in the office of the District Revenue Officer-cum -Land Acquisition Collector, 
Sirsa and Executive Engineer , Sirsa Water Services Division , Sirsa . 


Specifications 


District Tehsil 


Village 


Direction 


Sr. 
No. 


Hadbast Area in 

No. Acres 


Rectangle /Killa No. 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


A strip of land 
varying in width 
lying generally 
from East to West 
demarcated at site as 
shown index 
plan 


3 


on 


1 . 


Sirsa 


Rania 


Kharian 


216 


0.27 


134 


134 


21, 22 


PART I ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAR. 4, 2008 (PHGN. 14, 1929 SAKA) 


315 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


. 


2 . 


Sirsa , Rania 


Bukharakhera 218 


4.68 


25 


24/1 , 23, 17/2 , 14/ 1,7, 
4 


53 . 23, 24/1 , 24/2 , 25 


52 


21, 20, 11 , 10,2/ 1 


20 


24, 16/2, 17, 15/1 , 14, 
62, 7,5 


11 


25, 16, 15 


41 


22/1 , 19, 12,9,3/ 1 , 2 


12 


11/1 , 102, 1/1 


36 


23/1 , 18/2 , 13,8,3 


१ 


5 


21, 20, 11, 10 


3. 


Sirsa 


Sirsa 


Bhagsar 


220 


2.67 


134 


10, 9/2 , 2/1 , 1 


115 


22/1, 19/2, 12/1, 9/2 , 
2/1 , 20 , 21 


110 22 , 19 , 12 , 9 , 2 


91 


22 , 18/2 , 19, 13/1, 12 , 
8/2, 9 / 1,3/ 1 


86 


23/1 , 182, 13/1 , 8,3 


65 


23, 18, 13 , 8 , 


3 


G. Total %3D0.27 + 4.68 + 2.67 %3D 7.62 Acres 


By order of Governor of Haryana . 


C.L. GANDA, 
Superintending Engineer, 
Bhakra Water Services Circle , Sirsa . 


सिंचाई विभाग 


दिनांक 22 फरवरी , 2008 


संख्या 2310/ 292- W.-- चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है कि नीचे विनिर्दिष्ट भूमि , सरकार द्वारा, सरकारी खर्च पर , 
सार्वजनिक प्रयोजनार्थ खरकड़ी माईनर बुर्जी नं ० 14320 से 15000 तक के निर्माण के लिए जो कि गांव मोहिला तहसील सिवानी, 
जिला भिवानी में से निकाली जानी अपेक्षित है । इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचे विशिष्टि में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए 
अपेक्षित है । 


यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 ( 1894 का अधिनियम संख्या 1), की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों 
की जानकारी के लिए की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध है ! 


उपरोक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, लोक निर्माण विभाग के सिंचाई शाखा के 
अधिकारियों को उनके सेवकों तथा कर्मचारियों सहित नीचे विशिष्टियों में वर्णित भूमि में प्रवेश और सर्वेक्षण करने तथा इस धारा द्वारा अपेक्षित या 
अनुज्ञात सभी अन्य कार्य करने के लिए, इसके द्वारा प्राधिकृत करते हैं । 


316 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAR . 4 , 2008 (PHGN . 14 , 1929 SAKA ) 


[ PARTI 


कोई हितबद्ध व्यक्ति, जिसे नीचे विशिष्टि में वर्णित भूमि के अधिग्रहण के सम्बन्ध में कोई आक्षेप हो , इस अधिसूचना के राजपत्र या परिक्षेत्र 
में परिचालित दो दैनिक समाचार - पत्रों में , जिसमें से कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में हो, प्रकाशन या परिक्षेत्र में प्रचार की तिथि से , इनमें से 
जो भी बाद में हो , 30 दिन की अवधि के भीतर जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलैक्टर, सिंचाई विभाग, भिवानी के सम्मुख लिखित 
रूप में , आक्षेप यदि कोई हो , दायर कर सकता है । 


भूमि के नक्शों का निरीक्षण, जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलैक्टर, सिंचाई विभाग, भिवानी एवं कार्यकारी अभियन्ता , सिवानी 
जल सेवाएं मण्डल , भिवानी के कार्यालयों में किया जा सकता है । 


विशिष्टि 


तहसील 


गांव 


किला नं ० / खसरा नं ० 


क्रम जिला 
संख्या 


हदबस्त 
नं ० 


रकबा 
( एकड़ों में ) 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


भूमि का टुकड़ा जो कि 680 फुट की लम्बाई तथा 
भिन्न -भिन्न चौड़ाईयों में निम्नलिखित नम्बरों में से गुजरता 
है और सामान्य रूप से दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर 
जैसा कि मौके के अनुसार इनडैक्स प्लान में दर्शाया 
गया है । 


1 . 


भिवानीः 


सिवानी 


मोहिला 


123 


0.86 


54 


16, 17 , 24 , 25 


56 


5 


राज्यपाल के आदेशानुसार । 


ए ० सी ० सांघी, 

अधीक्षक अभियन्ता, 
यमुना जल सेवाएं परिमण्डल , भिवानी । 


IRRIGATION DEPARTMENT 


The 22nd February , 2008 


. 


No. 2310 / 292- W. - Whereas , the Governor of Haryana is satisfied that the land described in the 
specification below is needed by the Government, at public expense, for a public purpose , namely , for the land 
proposed to be acquired for constructing Kharkhari minor from RD - 14320 to 15000 in Village Mohilla , 
Tehsil Siwani, District Bhiwani. It is hereby notified that the land described in the specification below is needed 


for the above said purpose . 


This notification is made under the provision of Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 , 
( Act 1 of 1894 ), for the information of all to whom it may concern . 


In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana hereby authorizes 
the officers of the Public Works Department, Irrigation Department with their servants and workmen , for the time 
being engaged in the undertaking to enter upon and survey the land described in the specification below and to 
do all other acts required or permitted by that section . 


PART I ] 


HARYANA GOVT . GAZ ., MAR. 4, 2008 ( PHGN. 14 , 1929 SAKA) 


317 


Any person interested , who has any objection to the acquisition of any land described in the specification 
below may within a period of 30 days of the publication of this notification in the official Gazette of two daily 
newspapers circulating in the locality of which at least one shall be in the regional language of publicity in 
locality which ever is later, file objection , if any , in writing before District Revenue Officer/Land Acquisition 
Collector , Irrigation Department, Bhiwani. 


The plan of the land may be inspected in the offices of the Land Acquisition Collector/District Revenue 
Officer, Bhiwani and Executive Engineer , Siwani Water Services Division , Bhiwani. 


Specification 


Tehsil 


Village 


Sr. District 
No. 


Rectangle / Khasra No. 


Hadbast 
No. 


Area in 
Acres 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


-- 


A strip of land measuring 680 feet length and 
varying in width passing through Khasra No. 
given as below and generally laying in the 
direction from South to North as per 
demarcation at site as shown in the index 
plan. 


1 . 


Bhiwani Siwani 


Mohilla 


123 


0.86 


54 


16, 17,24 and 25 


56 


5 


By the order of Governor of Haryana . 


A.C.SANGHI , 

Superintending Engineer, 
Yamuna Water Services Circle , Bhiwani. 


लोक निर्माण विभाग 


( भवन तथा सड़क शाखा) झज्जर वृत 

दिनांक 21 जनवरी, 2008 
संo RA 02/ 05. - चूंकि, हरियाणा के राज्यपाल यह समझते हैं कि भूमि सरकार द्वारा, सरकारी खर्च पर, सरकारी प्रयोजन नामत: 
स्कीम असौदा खरखौदा सड़क से बराही रोड के लिए ली जानी अपेक्षित है, इसलिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचे निर्दिष्ट इलाके 
में भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए सम्भवत: अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अभिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन इन सब के लिए जारी की गई है, जिन से यह 
सम्बन्धित हो । 

उपरोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल, उन अधिकारियों का जो फिलहाल अपने कर्मचारियों 
तथा कारिन्दों के साथ काम में लगे हुए हैं, इलाके में किसी भी भूमि में प्रवेश तथा सर्वेक्षण करने और अन्य सभी कार्यों को करने के लिए प्राधिकृत 
करते हैं , जो उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत्य है । 

कोई हितबद्ध व्यक्ति जिसे इलाके में किसी भी भूमि के अभिग्रहण के सम्बन्ध में कोई आक्षेप हो, तो इस अधिसूचना के प्रकाशन के 
30 दिन के अन्दर - अन्दर भूमि अभिग्रहण कलैक्टर , लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग शाखा), भिवानी के सम्मुख लिखित रूप में आपत्ति दायर 
कर सकता है । 


318 


HARYANA GOVT . GAZ ., MAR. 4 , 2008 (PHGN. 14, 1929 SAKA) 


[ PARTI 


विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


क्षेत्रफल 


खसरा नं ० 


:: 


परिक्षेत्र/ गांव 
हदबस्त नं ० 


1 


2 


3 


4 


1. 


झज्जर 


बहादुरगढ़ 


1.32 एकड़ 


लम्बाई 


1300 फुट 


असौदा 
टोडरान 


पाथ 


निल 


हदबस्त नं ० 28 


एक्वायर 


44 


झज्जर 


बहादुरगढ़ 


4.13 एकड़ 


असौदा 
सिवान 


730 , 1048 , 1049, 2930 , 2934, 2935 , 1112 
लम्बाई 

3630 + 1870 = 5500 
पाथ 

निल और 33 


हदबस्त नं ० 29 


एक्वायर 


44 और 11 


73 


25/2 


74 


21/1 , 21/2, 22/1, 22/2, 23/1 , 23/2, 24/1 , 24/2, 
25/1 , 25/2, 25/3 


75 


21/42 , 21/43, 21/44 , 21/45 , 21/46, 21/47 , 21/48 , 
22/6, 23 , 24 


82 


21 


83 


8, 9 , 10, 11, 12, 13, 14, 16 , 17 , 18, 19, 24, 


, 


25/1 , 25/2 


84 


1/1 , 1/2, 1/3, 2, 3, 4 , 6 , 7 , 124 


85 


1/1, 1/2, 2/ 1,2/ 2 , 2/3, 3/1, 3/2, 3/3 , 4/1 , 4/2 , 
4/3 , 4/4, 5/1/1 , 5/1/2, 5/2 


86 


5 


90 


1 , 9 , 10, 12, 18, 19, 23, 24 


झज्जर 


बहादुरगढ़ 


4.24 एकड़ 


93 4 , 5 , 6 , 7/1, 7/2, 15, 

151 , 139 , 256, 363, 366 , 124 
लम्बाई 
पाथ निल 
एक्वायर 

44 


बराही 
हदबस्त नं 0 40 


4300 फुट 


1842 , 1858, 1860, 1861 , 1862, 1863, 1864, 1865 , 
1866, 1867 , 1868 , 1870, 1871, 1872, 1878, 1879, 
1880 , 1881 , 1882, 1883, 1884, 1885 , 1886, 1888 , 
1889, 1890 , 1891 , 1892,1893,1894, 1895 , 1896 , 
1897 , 1898, 1899, 1900 , 1901 , 1902,1908, 1909 , 
1913, 1917 , 2715/1918, 2711/1919, 2712/1919 , 
2713/1919 , 1920, 1921 , 1922, 1923 ; 1969, 1970 , 


. 


2570 , 


( हस्ता० )..., 

अधीक्षक अभियन्ता, 
झज्जर सर्कल, लोक निर्माण विभाग ( भवन तथा सड़क शाखा), 


झज्जर । 


Part I ) 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAR . 4 , 2008 (PHGN . 14 , 1929 SAKA ) 


319 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


(BUILDING AND ROADS BRANCH ) JHAJJAR CIRCLE 


The 21st January, 2008 


No. RA 02 /05. - Whereas, it appears to the Governor of Haryana , that land is likely to be required is to be 
taken by Government, at the public expense, for a public purpose , for the scheme Assodah Kharkhoda road to 
Bharai in Tehsil Bahadurgarh , District Jhajjar . It is hereby notified that the land in the locality described below 
is likely to be acquired for the above purpose. 

This notification is made under the provisions of Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 , 
for the information of all to whom it may concern . 


In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana is pleased to authorize 
the officers for the time being engaged in the undertaking , with their servants and workmen , to enter upon and 
survey any land in the locality and to do all other acts required or permitted by that section . 

Any person interested , who has any objection to the acquisition of any land in the locality , may, within a 
period of 30 days of the publication of this notification file an objection in writing before the Land Acquisition 
Collector, PWD ( B & R Branch ), Bhiwani. 


Specifications 


District 


Tehsil 


Locality and 
H. B. No. 


Rectangle/Khasra No. 


Area in 
Acres 


kama 


2 


3 


4 


5 


Jhajjar 


Bahadurgarh 


Assodah 


1.32 


Length 


1300 Ft 


Todraan 


Acres 


C / Path 


Nil 


H. B. No. 28 


Acquired 


44 


730 , 1048 , 1049 , 2930 , 2934 , 2935 , 1112 


Jhajjar 


Bahadurgarh Assodah 

Todraan 
H. B. No. 29 


4.13 
Acres 


Length 


Total 


3630 Ft 
+1870 Ft. 

= 5500 Ft. 
Nil or 33 


C /Path 


Acquired 


44 or 11 


73 


25/2 


74 21/1, 21/2 , 22/1, 22/2 , 23/1 , 23/2 , 24/1 , 24/2 , 

25/1 , 25/2 , 25/3 


75 


21/42 , 21/43 , 21/44 , 21/45 , 21/46 , 21/47, 21/48 , 
2276 , 23 , 24 


82 


21 


83 


8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 16 , 17 , 18 , 19 , 24, 
25/1, 25/2 


84 


1/1, 1/2 , 1/3 , 2 , 3 , 4 , 6 , 7 , 124 


85 


1/1 , 1/2 , 2/1, 2/2 , 2/3 , 3/1 , 3/2 , 3/3 , 4/1 , 4/2 , 
4/3 , 4/4 , 5/1/1 , 5/1/2 , 5/2 


86 


5 


90 


1, 9 , 10 , 12, 18 , 19, 23 , 24 


: 


93 4 , 5 , 6 , 7/1, 7/2 , 15 , 


320 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAR . 4 , 2008 (PHGN . 14 , 1929 SAKA) 


( PART I 


1 


2 


3 


.4 


5 


151 , 139 , 256 , 363, 366, 124 


Jhajjar 


Bahadurgarh 


Bharai 
H. B. No. 40 


4.24 
Acres 


Length 4300 Ft 
C /Path Nil . 
Acquired 44 " : 


1842 , 1858 , 1860 , 1861, 1862 , 1863, 1864 , 1865 , 
1866 , 1867 , 1868, 1870 , 1871 , 1872 , 1878 , 1879, 
1880 , 1881 , 1882 , 1883 , 1884 , 1885 , 1886 , 1888 , 
1889 , 1890 , 1891 , 1892 , 1893 , 1894 , 1895 , 1896 , 
1897 , 1898 , 1899 , 1900 , 1901, 1902 , 1908, 1909 , 
1913 , 1917 , 2715/1918 , 2711/1919 , 2712/1919 , 
2713/1919 , 1920 , 1921, 1922 , 1923 , 1969, 1970 , 
2570 


( Sd .) ..., 


Superintending Engineer, 
Jhajjar Circle, PWD (B & R Branch ) Jhajjar. 


43801 - C.S.-- H.G.P ., Chd. 


